निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार 

गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 पौष 1936 ( श ० ) 
पटना , 

बुधवार , 7 जनवरी 2015 


( सं ० पटना 32 ) 


जल संसाधन विभाग 


अघिसूचना 


5 नवम्बर 2014 


सं 0 22 / नि ० सि ०( ल0 सिं ०) -05-09 / 2014 / 1629 — वित्तीय वर्ष 2012-13 में नलकूप प्रमण्डल, छपरा में 
नाला / आउटलेट की मरम्मति / निर्माण कार्य हेतु अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप अंचल , मुजफ्फरपुर द्वारा कतिपय 
प्राक्कलन की स्वीकृति दी गई । उस प्राक्कलन के आधार पर विभिन्न नलकूपों पर तदेन सहायक अभियन्ता के रूप में 
श्री मिथिलेश कुमार दिनकर द्वारा कार्य कराया गया । उक्त कार्यो की जांच अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप अंचल, पटना 
की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय जॉच दल द्वारा कराई गई । जिसकी समीक्षा लघु जल संसाधन विभाग द्वारा की गई । लघु 
जल संसाधन विभाग द्वारा श्री मिथिलेश कुमार दिनकर, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, नलकूप प्रमण्डल, छपरा सम्प्रति 
कार्यपालक अभियन्ता, त्रिवेणी नहर निर्माण प्रमण्डल, नरकटियागंज को उनके पदस्थापन अवधि वर्ष 2012-13 में नाला 
मरम्मति में बरती गई अनियमितता एवं तकनीकी निविदा के निस्तारण से संबंधित कोई अभिलेख / संदर्भ नहीं पाये जाने, 
निविदा निस्तार की स्थापित प्रक्रियाओं का घोर उल्लंघन करते हुए सरकारी राशि का दुरूपयोग, अवैध भुगतान संवेदक 
को देने आदि कतिपय आरोपों में दोषी पाये जाने के कारण उन्हें निलंबित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का 
आदेश प्राप्त करने के बाद उनका निलंबन आदेश निर्गत करने हेतु अपने पत्रांक 5282 दिनांक 20.9.14 द्वारा अनुरोध 
किया गया है । 

चूंकि श्री दिनकर सम्प्रति जल संसाधन विभाग में पदस्थापित है एवं उनके निलंबन का आदेश जल संसाधन 
विभाग से ही निर्गत किये जाने का आदेश पर सक्षम प्राधिकार से आदेश लघु जल संसाधन विभाग द्वारा प्राप्त कर 
लिया गया है तथा अग्रेतर विभागीय कार्यवाही का संचालन लघु जल संसाधन विभाग द्वारा किया जाना है । 


2 

बिहार गजट ( असाधारण ), 7 जनवरी 2015 
लघु जल संसाधन विभाग के पत्रांक 5282 दिनांक 20.9.14 के आलोक में उक्त आरोपों के लिए श्री दिनकर, 
तत्कालीन सहायक अभियन्ता सम्प्रति कार्यपालक अभियन्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 

2. निलंबन अवधि में श्री दिनकर का मुख्यालय मुख्य अभियन्ता का कार्यालय , जल संसाधन विभाग, पटना 
निर्धारित किया जाता है । 

3. निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 

4. विभागीय कार्यवाही का संकल्प लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा अलग से निर्गत किया 
जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


गजानन मिश्र, 


विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक, सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 32-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


